रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.- 33004/99 


+ 


SH 
+HTT 
. 

" 
: 


: 


- 


:: 


1 . . 


- 
- 
: 



. " 


.. 


------ 


- 


. 


- 


- . 


. 


सनामबजगन 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , नवम्बर 9 , 2015 / कार्तिक 18 , 1937 
NEW DELHI, MONDAY , NOVEMBER 9 , 2015 /KARTIKA 18 , 1937 


सं . 2418 


No. 2418] 


NEW DELHI 


कोयला मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2015 


का. आ . 3026 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 (1957 का 20 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 7 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय 
की अधिसूचना संख्या का . आ . 345( अ), तारीख 4 फरवरी, 2015 जो भारत के राजपत्र भाग । ।, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 4 
फरवरी, 2015 में प्रकाशित की गई थी , उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की 1677.253 हेक्टेयर ( लगभग ) 
या 4144 . 492 एकड़ ( लगभग ) भूमि और उस पर के सभी अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

और केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और छत्तीसगढ़ सरकार से परामर्श करने के पश्चात् 
यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 1677. 253 हेक्टेयर ( लगभग ) या 4144.492 एकड़ ( लगभग ) माप वाली 
भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए; 

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह 
घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 1677.253 हेक्टेयर ( लगभग ) या 4144 .492 एकड़ ( लगभग ) माप वाली भूमि में 
या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते है । 

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या एसईसीएल / बीएसपी / जीएम / ( पीएलजी) / भूमि / 476, 
तारीख 19 अगस्त, 2015 का निरीक्षण कलक्टर, रायगढ़ ( छत्तीसगढ़ ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक ,1, कांउसिल हाउस 
स्ट्रीट , कोलकाता - 700001 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग ), सीपत रोड , बिलासपुर 
- 495006 ( छत्तीसगढ़ ) के कार्यालय में किया जा सकता है । 


4743 GI/2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( ii ) ] 


अनुसूची 


दुर्गापुर ब्लाक ( तरईमार, शेरबन्द, बईसी, सरीया, शाहपुर, दुर्गापुर ब्लाक ) 

रायगढ़ क्षेत्र, जिला रायगढ़ ( छत्तीसगढ़ ) 


(रेखांक संख्या एसईसीएल / बीएसपी / जीएम( पीएलजी) / भूमि / 476, तारीख 19 अगस्त , 2015 ) 
सभी अधिकारः 
( क ) राजस्व भूमि 


क्षेत्र 


भाग 


32 


भाग 


36 


36 


क्रम सं . । ग्राम का नाम पटवारी हल्का / तहसील 

जिला 

टिप्पणी 
संख्या 

( हेक्टर में ) 
| 1 . दुगापुर 

33 धरमजयगढ़ 

रायगढ़ 

304.510 
| 2. शाहपुर 

धरमजयगढ़ 

रायगढ़ 227. 858 

भाग 
| 3. धरमजयगढ़ कालोनी 

धरमजयगढ़ 

रायगढ़ 791. 642 

भाग 
| 4. धरमजयगढ़ 

धरमजयगढ़ 

रायगढ़ 60 .176 

भाग 
तरईमार 

धरमजयगढ़ 

रायगढ़ 

27. 881 
| 6. बईसी 

धरमजयगढ़ 

रायगढ़ 0 . 409 

भाग 
| 7 . बईसी कालोनी 

धरमजयगढ़ 

रायगढ़ 12. 934 

भाग 
कुल : 1425. 410 हेक्टर ( लगभग ) या 3522 . 188 एकड़ ( लगभग ) 
( ख ) राजस्व वन भूमि (सीजेजे और बीजेजे) : । 
क्रम सं . | ग्राम का नाम 

पटवारी हल्का 

तहसील 

जिला क्षेत्र हेक्टर में टिप्पणी 
संख्या 
दुर्गापुर 

धरमजयगढ़ 

रायगढ़ 170. 760 

भाग 
धरमजयगढ़ 

32 धरमजयगढ़ रायगढ़ | 11 . 687 

भाग 
तरईमार 

धरमजयगढ़ 

रायगढ़ 51 . 296 

भाग 
बईसी 

धरमजयगढ़ 

रायगढ़ 18 . 100 

भाग 
कुल : 251 . 843 हेक्टर ( लगभग ) या 622 . 304 एकड़ ( लगभग ) 


| 1 . 


33 


33 
36 


कुल योग ( क + ख): 1677. 253 हेक्टर (लगभग ) 

__ _ या 4144 . 492 एकड़ (लगभग ) 


1. ग्राम दुर्गापुर (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्या: 2 (भाग), 6( भाग ), 7 (भाग), 17(भाग), 18 (भाग), 19 से 49, 
50( भाग), 57( भाग ), 62 से 74, 75 / 1, 76, 77 , 78 / 1, 81 से 92 , 95 से 107, 109 से 156, 157 / 1, 158 से 164 , 165 / 1 , 
166 से 240, 241 / 1, 242 से 288, 290 से 536, 537, 539, 543(भाग), 556, 559 से 564, 566, 567, 569 से 582 . 


2. ग्राम शाहपुर ( भाग ) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्या: 1 से 255, 367 , 368, 371 से 374, 410 से 415, 
429(भाग), 433 से 436, 441, 444, 445 , 457 से 535, 581 से 589, 593 से 630 , 683 से 689,700 से 708 . 


3. ग्राम धरमजयगढ़ कालोनी ( भाग ) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्या: 1 से 158, 162, 169 से 171, 176 से 344 , 
404, 406, 407 , 408, 409 . 


4. ग्राम धरमजयगढ़ ( भाग ) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्याः 1 से 7, 8( भाग ), 9 से 22, 32 से 
348( भाग), 1460 . 


60, 75, 78 से 82 , 


ग्राम तरईमार (भाग ) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्याः 


65 (भाग ), 93 (भाग ), 94 (भाग ), 95 से 99, 100 (भाग ), 101 


5. 
से 118. 


ग्राम बईसी ( भाग ) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्याः 27 / 1 से 27 / 4, 80 (भाग). 


ग्राम बईसी कालोनी (भाग ) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्याः 294 से 299. 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सीमा वर्णन : 
क - ख रेखा ग्राम दुर्गापुर में बिन्दु " क " से प्रारंभ होती है और ग्राम दुर्गापुर के पश्चिमी सीमा से होती हुई ग्राम दुर्गापुर के 

पश्चिमी सीमा में बिन्दु " ख " पर मिलती है । 


ख - ग 


रेखा बिन्दु " ख " से प्रारंभ होती है और ग्राम दुर्गापुर के प्लाट संख्या 115, 107 / 1, 109, 107 / 1, 90 / 2, 92 के 
उत्तरी, 30 / 1, 6 / 1घ , 6 / 1ग, 2 / 2 के पश्चिमी, 2 / 2, 27 / 2, 27 / 1, 7 / 1ग, 7 / 3 - 23 / 2, 20 के उत्तरी, 20 , 
19 के पूर्वी, 46, 17 / 4, 42 / 3, 17 / 6, 49 / 5, 67 के उत्तरी सीमा , ग्राम दुर्गापुर - शाहपुर के भागतः सम्मिलित सीमा 
से होती हुई बिन्दु " ग " पर मिलती है । 
रेखा बिन्दु " ग " से प्रारंभ होती है और ग्राम शाहपुर के प्लाट संख्या 8, 2, 1, 3, 85, 86, 88 , 91, 92,187, 189 , 
190 , 194 / 1, 194 / 3, 194 / 2, 198, 205, 206, 246 , 248, 254 के उत्तरी सीमा से होती हुई बिन्दु " घ " पर 
मिलती है । 


ग - घ 


घ - ङ 


रेखा बिन्दु " घ " से प्रारंभ होती है और ग्राम शाहपुर के प्लाट संख्या 254, 255 के पूर्वी, 255 से होकर, 415, 412 के 
दक्षिणी, 160 से होकर, 433, 434 , 436, 441, 151 के दक्षिणी, 444 के पूर्वी, 445 से होकर, 462 , 461, 458 , 457 के 
पूर्वी, 477 से होकर , 535 के पूर्वी सीमा से होती हुई बिन्दु ङ पर मिलती है । 


ङ – च 


रेखा बिन्दु " ङ " से प्रारंभ होती है और ग्राम शाहपुर – धरमजयगढ़ कालोनी के भागतः सम्मिलित सीमा से होकर ग्राम 
शाहपुर के प्लाट संख्या 579 / 6, 580 , 409 के दक्षिणी, 589 से होकर, 590, 591, 592 के दक्षिणी, 605 , 374 से होकर , 
358 / 3, 357 , 356 / 2, 358 / 4 के दक्षिणी, 370, 369, 359 के पूर्वी, 360, 366, 631 , 682 , 690, 692, 693, 668 के 
दक्षिणी से होती हुई ग्राम शाहपुर के दक्षिणी सीमा में बिन्दु " च पर मिलती है । 


च - छ 


रेखा बिन्दु " च " से प्रारंभ होती है और ग्राम शाहपुर - धरमजयगढ़ के भागतः सम्मिलित सीमा से होकर ग्राम शाहपुर के 
प्लाट संख्या 8 / 52 , 8 / 1क5, 8 / 33, 8 / 14 के उत्तरी, 8 / 14, 8 / 1ग, 8 / 24, 8 / 25, 82, 81 , 80 , 79, 78, 57 , 
58, 75, 60 , 35 , 36, 33 / 4, 32 , 1460 / 2, 17 के पूर्वी सीमा से गुजरती हुई बिन्दु " छ " पर मिलती है । 


छ - ज 


रेखा बिन्दु " छ " से प्रारंभ होती है और ग्राम धरमजयगढ़ के प्लाट संख्या 17, 18, 20, 8 / 14क1 / 1, 8 / 14क1 / 9, 
ग्राम तरईमार के 118 / 2 के पूर्वी, ग्राम बईसी कालोनी के 299, ग्राम तरईमार के 100 / 2छ, 100 / 2ड, 93 / 2 , 
93 / 1, 93 / 6, 93 / 3 के दक्षिणी, ग्राम तरईमार के 93 / 3, 93 / 5, 94 / 1, 95 / 3, 95 / 2, 95 / 1, 104 / 2क के 
पश्चिमी सीमा से होती हुई बिन्दु " ज " पर मिलती है । 


ज - क 


रेखा बिन्दु " ज " से प्रारंभ होती है और ग्राम धरमजयगढ़ कालोनी के प्लाट संख्या 339, 338, 325, 708, 309 , 223, 
222, 219, 188 / 1, 188 / 2, 187 , 186 और ग्राम बईसी के 27 / 4 के दक्षिणी, ग्राम धरमजयगढ़ कालोनी के 178 के 
पश्चिमी, 171 के दक्षिणी, 170 , 169 के पूर्वी, 169 , 156, 162 के दक्षिणी, ग्राम बईसी के 80 / 1क - 1 से होकर, ग्राम 
दुर्गापुर के भागतः दक्षिणी सीमा से होती हुई आरंभिक बिन्दु " क " पर मिलती है । 


[ फा . सं . 43015 / 27 / 2010 - पीआरआईडब्ल्यू - 1] 

आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF COAL 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 9th November , 2015 
S . O . 3026 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S .O . 
345 ( E ), dated the 4th February , 2015 issued under sub -section ( 1 ) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition 
and Development) Act. 1957 ( 20 of 1957 ) (hereinafter referred to as the said Act ) and published in the Gazette of India , 
Part II , Section 3 , Sub - section ( ii), dated the 4th February , 2015 , the Central Government gave notice of its intention to 
acquire 1677 . 253 hectares (approximately ) or 4144 .492 acres (approximately ) land as all rights in or over such lands 
specified in the Schedule appended to that notification ; 


And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the 
Central Government; 

And whereas, the Central Government after considering the aforesaid report and after consulting the 
Government of Chhattisgarh , is satisfied that the lands measuring 1677 .253 hectares (approximately ) or 4144 .492 acres 
( approximately ) with all rights in or over such lands as described in Schedule appended hereto , should be acquired ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of section 9 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the land measuring 1677 .253 hectares ( approximately ) or 4144 .492 acres 
( approximately ) with all rights in or over such lands as described in Schedule are hereby acquired . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 ( ii )] 


The plan bearing number SECL /BSP /GM /( PLG )/LAND / 476 , dated the 19th August, 2015 of the area covered 
by this notification may be inspected in the Office of the Collector , Raigarh (Chhattisgarh ) or in the office of the Coal 
Controller, 1, Council House Street, Kolkata – 700001 or in the Office of the South Eastern Coalfield Limited (Revenue 
Section ), Seepat Road , Bilaspur-495006 (Chhattisgarh ). 


Schedule 
Durgapur Block ( Taraimar, Sherband , Baisi, Sariya, Shahpur, Durgapur Block ) 

Raigarh Area, District Raigarh ( Chhattisgarh ) 


( Plan bearing number SECL /BSP /GM /( PLG )/LAND /476 , dated the 19th August, 2015 ) 
All Rights: 
( A ) Revenue Land: 


Name of village 


Tahsil 


District 


Remarks 


Sl. 
No. 


Area ( in 
hectares ) 


Patwari 

halka 
number 

33 


| 1 . 


33 
33 


Dharamjaigarh 
Dharamjaigarh 
Dharamjaigarh 


Raigarh 
Raigarh 
Raigarh 


304 .510 
227 .858 
791 .642 


Part 
Part 
Part 


Durgapur 
Shahpur 
Dharamjaigarh 
Colony 
Dharamjaigarh 
Taraimar 
Baisi 
Baisi Colony 


Part 


32 
33 
36 
36 


Dharamjaigarh Raigarh 60 . 176 
Dharamjaigarh Raigarh 

27 .881 

Part 
Dharamjaigarh | Raigarh 

0 .409 

Part 
Dharamjaigarh | Raigarh 12 .934 

Part 
Total: 1425 .410 hectares (approximately ) or 3522 . 188 acres ( approximately ) 


Tahsil 


District 


Remarks 


Area in 
hectares 


( B ) Revenue Forest Land ( CJJ & BJJ): 

Sl. Name of village Patwari 
No. 

halka 

number 
Durgapur 

33 
Dharamjaigarh 

32 
Taraimar 
Baisi 

36 


33 


Dharamjaigarh 

Raigarh 170 . 760 

Part 
Dharamjaigarh 

Raigarh 

11.687 

Part 
Dharamjaigarh 

Raigarh 51.296 

Part 
Dharamjaigarh 

Raigarh 

18 . 100 

Part 
Total: 251 .843 hectares (approximately ) or 622 . 304 acres (approximately ) 


Grand Total ( A + B ) = 1677.253 hectares ( approximately ) 

or 4144.492 acres ( approximately) 


1 . Plot numbers acquired in village Durgapur ( Part ): 2 (P ), 6 ( P ), 7 (P ), 17 (P ), 18 ( P ), 19 to 49 , 50 (P ), 57 (P ), 62 to 74 , 75 / 1, 76 , 
77, 78 /1 , 81 to 92 , 95 to 107 , 109 to 156 , 157 /1 , 158 to 164, 165/ 1, 166 to 240 , 241/1 , 242 to 288 , 290 to 536 , 537, 539 , 
543(P ), 556 , 559 to 564 , 566, 567, 569 to 582. 


2 . Plot numbers acquired in village Shahpur ( Part ): 1 to 255 , 367 , 368 , 371 to 374 , 410 to 415 , 429(P ), 433 to 436 , 441 , 444 , 
445 , 457 to 535 , 581 to 589 , 593 to 630 , 683 to 689 , 700 to 708 . 


3 . Plot numbers acquired in village Dharamjaigarh Colony (Part ): 1 to 158 , 162 , 169 to 171, 176 to 344, 404 , 406 , 407, 408 , 
409. 


4 . Plot numbers acquired in village Dharamjaigarh (Part): 1 to 7 , 8 ( P ), 9 to 22 , 32 to 60 , 75 , 78 to 82, 348 (P ), 1460 . 


5 . Plot numbers acquired in village Taraimar (Part ): 65 (P ), 93 (P ), 94 ( P ), 95 to 99, 100 ( P ), 101 to 118 . 


6 . Plotnumbers acquired in village Baisi (Part ): 27 /1 to 27 /4 , 80 (P ). 


7 . Plot numbers acquired in village Baisi Colony (Part ): 294 to 299 . 


Boundary Description : 


A -B 


Line starts from point ‘ A ’ and passes in village Durgapur along western village boundary of village Durgapur and 
meets at point B on the western boundary . 
Line starts from point B and passes in village Durgapur along northern boundary of plot number 115 , 


B - C 


[ 4T1 II - 205 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


107 / 1, 109 , 107 /1 , 90 /2 , 92 , western boundary of plot number 30 /1 , 6 / 1gha , 6 / 1g , 2/2 , northern boundary of plot 
number 2/2 , 27 /2 , 27 / 1, 7 / 1g, 7 /3 - 23/2 , 20 , eastern boundary of plot number 20 , 19,northern boundary of plot 
number 46 , 17 /4, 42 /3 , 17 /6 , 49/5 , 67, partly common boundary of villages Durgapur- Shahpur and meets at point 


C . 


C -D 


D - E 


from point D an houndary of plot nummot number 444 


E - F 


F - G 


Line starts from point C and passes in village Shahpur along northern boundary of plot number 8 , 2 , 1 , 3 , 85 , 
86 , 88 , 91, 92, 187 , 189 , 190 , 194 /1 , 194/3 , 194 /2 , 198 , 205 , 206 , 246, 248, 254 and meets at point ‘ D . 
Line starts from point D and passes in village Shahpur along eastern boundary of plot number 254 , 255 , 
through 255, along southern boundary of plot number 415 , 412 , through 160 , southern boundary of plot 
number 433 , 434 , 436 , 441 , 151, eastern boundary of plot number 444 , through 445 , eastern boundary of plot 
number 462 , 461 , 458 , 457, through 477 , eastern boundary of plot number 535 and meets at point E . 
Line starts from point ‘ E ’ and passes in village Shahpur along partly common boundary of villages Shahpur 
Dharamjaigarh Colony , along southern boundary of plot number 579 /6 , 580 , 409 , through 589 , along southern 
boundary of plot number 590 , 591 , 592 , through 605 , 374 , along southern boundary of plot number 358 /3 , 
357 , 356 /2 , 358 /4 , eastern boundary of plot number 370, 369, 359, southern boundary of plot number 360 , 
366 , 631, 682, 690 ,692 ,693 , 668 and meets at point F on the southern boundary of villages Shahpur. 
Line starts from point F and passes along partly common boundary of villages Shahpur - Dharamjaigarh along 
northern boundary of plot number 8 /52 , 8 / 1k5 , 8 / 33 , 8 / 14 , eastern boundary of plot number 8 / 14 , 8 / 1g , 8 /24 , 

8 /25 , 82 , 81 , 80 , 79 , 78 , 57, 58 , 75 , 60 , 35 , 36 , 33 /4, 32 , 1460 /2 , 17 and meets at point ‘G ’. 
Line starts from point ‘G ’ and passes along eastern boundary of plot number 17 , 18 , 20 , 8 / 14k1/ 1, 8 / 14k1/9 of 
village Dharamjaigarh , 118 /2 of village Taraimar , southern boundary of plot number 299 of village Baisi Colony, 
southern boundary of plot number 100 /2chha, 100/ 2d , 93/2 , 93/1 , 93/6 , 93 / 3, western boundary of plot number 
93 /3 , 93 /5 , 94 /1, 95 /3 , 95 /2 , 95 /1 , 104 /2k of village Taraimar and meets at point H . 
Line starts from point H and passes along southern boundary of plot number 339, 338 , 325 , 708 , 309, 223, 222 , 
219 , 188 / 1, 188 /2 , 187 , 186 of village Dharamjaigarh Colony, and 27 /4 of village Baisi, western boundary of 
plot number 178 , southern boundary of plot number 171, eastern boundary of plot number 170 , 169, 
southern boundary of plot number 169 , 156 , 162 , of village Dharamjaigarh Colony , through 80 / 1k - 1 of village 
Baisi, along partly southern boundary of village Durgapur and meets at starting point ‘ A ’. 


G - H 


H - A 


[ F . No. 43015 /27 /2010 -PRIW -I] 


R . P . GUPTA , Jt . Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


